MAN 


A 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

4 ज्येष्ठ, 19 3 8 ( श०) 
संख्या 18 राँची, बुधवार 

25 मई , 20 16 ( ई० 

विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 2 16 -2 2 1 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख - मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी., बी. ए , 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप०. इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग-5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान मंडल में उप स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग-8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-9 . विज्ञापन 
भाग-9 : क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9 . ख- निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक .. 


पूरक अ 


... 


... 


217 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार , 25 मई , 2016 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 

( संसदीय कार्य 


अधिसूचना 

25 अप्रैल , 2016 
संख्या - मं०म०स० - 05 / वि०स०सत्र- 04/ 2016 - 509--माननीया राज्यपाल महोदया, झारखंड , का 
दिनांक 07 अप्रैल, 2016 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया 
किया जाता है : 


" भारत का संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (2) के उप - खंड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
करते हुए, मैं , द्रौपदी मुर्मू, झारखण्ड की राज्यपाल, इसके द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2016 को विधानसभा 
की बैठक की समाप्ति के पष्चात् झारखण्ड विधानसभा का सत्रावसान करती हूँ ।" 


द्रौपदी मुर्मू, 
झारखण्ड के राज्यपाल | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


218 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 25 मई, 2016 


अधिसूचना 
25 अप्रैल, 2016 


संख्या - मं॰मं०स०- 05 / वि०स०सत्र- 04 / 2016 - 510-. दिनांक 07 अप्रैल , 2016 का अंग्रेजी में 
निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड के राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो 
जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अधीन अंग्रेजी में इसका प्राधिकृत पाठ 
समझा जायेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ए०के० पोद्दार , 
सरकार के संयुक्त सचिव 


Cabinet Sectt . & Vigilance Department 

(Parliamentary Affairs) 


NOTIFICATION 

The 25thApril, 2016 


संख्या मं०म०स०- 05 / वि०स०सत्र- 04 / 2016-510--The following order dated 07th April , 2016 of the 
Governor of Jharkhand is hereby published for general information : 


____ "In exercise of the powers under sub- clause ( a) of clause ( 2) of Article 174 of 
the Constitution of India, I, Droupadi Murmu, Governor of Jharkhand , hereby 
prorogue the Jharkhand Legislative Assembly , after completion of the business of 
the house , on 18th March , 2016 ." 


DroupadiMurmu, 
Governor of Jharkhand . 


219 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 25 मई, 20 16 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 

13 मई , 2016 
संख्या-3/नि0सं0-9-58/ 2014 का .. 3964-- श्रीमती रंजना मिश्रा, झा०प्र०से०, 
निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम, 
जमशेदपुर का दिनांक 10 अगस्त, 2015 से 06 सितम्बर , 2015 तक उपार्जित अवकाश 
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 

13 मई, 2016 
संख्या- 4/नि0सं0- 12 - 103 / 2015 का .. 3970-- विभागीय अधिसूचना संख्या- 1801 
दिनांक 26 फरवरी, 2016 को संशोधित करते हुए श्रीमती अरूणा कुमारी, कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , बोकारो द्वारा उपभोग किये गये अवकाश ( क ) दिनांक 21 जून , 2015 से 
24 अगस्त, 2015 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 
एवं 248 के तहत , ( ख) दिनांक 25 अगस्त, 2015 से 10 अक्टूबर , 2015 तक 
अर्द्धवैतनिक अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत स्वीकृत किया 
जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


220 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 25 मई, 2016 


अधिसूचना 
19 मई, 2016 


संख्या- 1/ विविध- 814/ 06 का.- 4159 . श्री सुरेन्द्र सिंह भा . प्र. से. ( झाः93), सचिव , 
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग , झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ 
( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 ,12,13 , 15 एवं 20 के तहत दिनांक 01जून , 
2016 से 10 .06 . 2016 तक कुल 10 दिनों के उपार्जित अवकाश ( Ex -India Leave ) की 
स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री सिंह को दिनांक 11 जून , 2016 के शनिवारीय अवकाश को छुट्टी के 
अंत में उपभोग करने की अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के साथ दी जाती है । 
उक्त अवधि में Ex-India Leave के तहत युनाईटेड किंगडम की यात्रा की भी अनुमति दी 
जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार, 25 मई , 2016 


221 


पत्र 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं PRADEEP KUMAR SAW पिता ROHAN SAW शपथ 
सं० 149 दिनांक 28 अप्रैल, 2016 के अनुसार PRADEEP SAHU के नाम से जाना जाऊँगा | 
____ PRADEEP KUMAR SAW एवं PRADEEP SAHU दोनों एक ही व्यक्ति 
नाम है । 


का 


RESIDENT OF- VILLAGE -BUNDU 

P. O .- BUNDU, 
P. S .- KEREDARI 
DIST - HAZARBAGH 
(JHARKHAND ) 


. 


. . . 


. . . . 


. . . . 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं K. R. SUBRAMANIAN पिता SRI M. RAVISHANKAR शपथ पत्र 
सं० 115 दिनांक 13 फरवरी, 2016 के अनुसार SHRIKANT SUBRAMANIAM के नाम से 
जाना जाऊँगा । 

K. R. SUBRAMANIAN एवं SHRIKANT SUBRAMANIAM दोनों एक ही व्यक्ति का 
नाम है । 


RESIDENT OF. C - 5/ 4, EDEN PARK, BLOK- C , 

OPPOSITE KADMA GAS GODOWN , KADMA, 
P. O . - KADMA, 
P . S .- KADMA TOWN JAMSHEDPUR 
DIST - EAST SINGHBHUM, 
(JHARKHAND ) 
PIN- 831005 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 18 - 50 | 


